M 


anm 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 अग्रहायण , 1940 ( श०) 
12 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1108 राँची , बुधवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
16 नवम्बर , 2018 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति- 203/ 2016 का . 8399 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री भूषण पासवान , 
अ॰जा० , उप सचिव ( पी . बी .- III , पे . बैण्ड रु. 15600 - 39100/-, ग्रेड पे - रु . 7600, पुनरीक्षित वेतनमान 
मैट्रिक्स लेवल -12), परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी . बी .-IV, पे. बैण्ड रु. 
37400-67000/-, ग्रेड पे.- रु. 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 13) में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 


संख्या:- 7/प्रोन्नति - 203/2016 का . 8400 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अखिलेश कुमार 
वाजपेयी, उप सचिव ( पी . बी .-III , पे . बैण्ड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12), योजना- सह-वित्त विभाग, झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि 
( पी . बी .-IV , पे . बैण्ड रु. 37400 -67000/-, ग्रेड पे .- रु. 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 
13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 12 दिसम्बर 2018 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति- 203/ 2016 का . 8401 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री ब्रज मोहन मिश्र , 
उप सचिव ( पी . बी .-III , पे . बैण्ड रु. 15600- 39100 /-, ग्रेड पे - रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स 
लेवल -12), स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव 
कोटि ( पी . बी .-IV , पे . बैण्ड रु . 37400 -67000 /-, ग्रेड पे - रु. 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स 
लेवल -13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या :- 7/प्रोन्नति - 203/ 2016 का . 8402 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सतीश कुमार , उप 
सचिव ( पी . बी .-III , पे. बैण्ड रु . 15600- 39100/-, ग्रेड पे - रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स 
लेवल -12), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी . बी .-IV , 
पे . बैण्ड रु. 37400-67000/-, ग्रेड पे. - रु . 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 13) में 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति-203/ 2016 का . 8403-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री बाबू जी सोरेन , 
अजजा०, उप सचिव ( पी . बी.-III, पे. बैण्ड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 12 ), पथ निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी . बी . 
IV, पे . बैण्ड रु . 37400 -67000/-, ग्रेड पे - रु . 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 13) में 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1108 -- 50 


